रजिस्ट्री 16 A- 321 


REGISTERED No. D . 21 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I खण । 
PART I -- Section I 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 142 ] 
No. 142] 


नई दिल्ली , मंगलवार, अक्तूबर 12, 1965 / माश्विन 20, 1887 
NEW DELHI, TUESDAY , OCTOBER 12, 1965/ ASVINA 20, 1887 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संल्पा दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 


Soparato paring is given to this part in order that it may be filed 

asa separate compllation. 


इसपात और खान मंत्रालय 


लोहा और इस्पात विभाग 


सकल्प 


नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1965 


संख्या कम्पनी - 3 ( 12) / 65. -- भारत सरकार ने श्री एन० कृष्णन को , जो भारत 
सरकार के विस मंत्रालय में मुख्य लागत - लेखा अधिकारी है, उस समिति का सदस्य नियुक्त 
करने का फैसला किया है जो सरकार के तारीख 28 अगस्त , 1965, के संकल्प संख्या 
कम्पनी - 3 ( 12 ) / 65 द्वारा इस्पात की उत्पादन लागत की जांच करने के लिए बनाई गई 


( 1307 ) 


1308 


THE GAZETTE OF INDLA EXTRAORDINARY 


PART .I - Sxc. ly 


- 


आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प की प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों, भारत 
सरकार के सभी मंत्रालयों , प्रधान मंत्री सचिवालय , केबिनेट सचिवालय , संसद सचिवालय , 
राष्ट्रपति के निजी सचिव और सैनिक सचिव, योजना आयोग , भारत के नियंत्रक तथा महालेखा 
परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व , महालेखाकार, कामर्स , वर्स एण्ड मिसलेनियस . । 

अध्यक्ष , हिन्दुस्तान स्टील लि० रांची , 
मैसर्स टाटा पायरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेवपुर, 
मैसर्स इंडियन प्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०, बर्नपुर , 
मैसूर आयरन एण्ड स्टील लि०, भद्रावती , 
कोयला नियंत्रक , कलकत्ता और लोहा और इस्पात नियंत्रक , 
कलकत्ता को भेजी जाएं । 


यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित 
किया जाए । 


के०सी० मवाप्पा , सह -सचिब । 


- 


- - 


- 


- 


PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELII, 1980 


